रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D . L .- 33004 /99 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTI - Section3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 18 , 2003 / माष 29, 1924 
NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 18 , 2003 / MAGHA 29 , 1924 


सं . 76 ] 
No. 76 ] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2003 
सा. का. नि . 111 ( अ).- खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय 
नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 
( 1954 का 37 ) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य 
मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् , बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की उक्त उपवास की 
अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, 
प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर , उस कामीख से, जिसको 
उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी 
जाती हैं , तीस दिन की अवधि की समाप्ति या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ; 


आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार , 
निर्माण भवन , नई दिल्ली -110011 को भेजे जा सकेंगे । 


उन आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों की बाबत इस प्रकार 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


प्रारूप नियम 


___ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण ( 


संशोधन ) नियम , 2003 है । 


( 2) ये 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त होंगे । 


450 GI/ 2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEa. 30 ] 


2. 


खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में , 


1. परिशिष्ट ख में , मद क .32. खनिज जल. 


(1) सारणी में, क्रम सं0 37 नाशक जीवमार अवशिष्ट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
" ( 31) (i) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट -- 0.0001मिग्रा./ लीटर 


( अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट 
अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) । 


(ii) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट 

-- 0.0005मिग्रा./ लीटर 
( अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट 
अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) । 


(II ) 


लेबल लगाने का प्रतिषेध से संबंधित पैरा 5 के पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् :-- 


" 4क. अनुज्ञापन शर्त :-- विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और पीएफए प्राधिकारियों से 
अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार भूमिगत जल प्राधिकरण 

से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा "। 
क . 33 पैक किया गया पेयजल ( खनिज जल से भिन्न ), 


2. 


(I) सारणी में , क्रम सं0 40 नाशक जीवमार अवशिष्ट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान , 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 


" ( 40 ) (i) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट -- 0. 0001मिग्रा./ लीटर 


( अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट 
अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) । 


(ii ) कुल नाशक जीयमार अवशिष्ट 

-- 0.0005मिग्रा./ लीटर 
( अन्तरराष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट 
अवशिष्ट सीमा को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा) । 


(II ) लेबल लगाने का प्रतिषेध शीर्षक से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् :-- 


[ 4m1 !1 - 0063(i) ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण ........ ...... 


“ अनुज्ञापन शर्त :-- विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और पीएफए प्राधिकारियों से 
अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार भूमिगत जल प्राधिकरण 
से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा" । 


[F . . 15014 /12/ 2003 - yiga ( W ) ] 

दीपक गुप्ता , संवुक्त सचिव 
fout : UE 374ffaro fert , 1955 fatica 12 - 9- 1955 1, 61. 311. 2105 # TET HTC # 1743740 - II, 0453 
fra Fong To et qen eifr ar Al.71.fl. 853( 37 ), farien 30 - 12- 2002 gre Hirilfeta feng gi 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th February , 2003 
G .S.R. 111 (E). — The following draft of certain rules further to amend the 
Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 , which the Central Government, 
after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposed to 
make, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 , ( 37 of 1954 ), is hereby published as 
required by said sub -section for the information of all persons likely to be 
affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be 
taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the 
date on which copies of the Gazette of India in which this notification is 
published are made available to the public ; 


Objections or suggestions, if any may be addressed to the Secretary , 
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India , Nirman Bhavan , 
New Delhi- 110011. 


The objections and suggestions which may be received from any person 
with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified 
will be considered by the Central Government; 


DRAFT RULES 


1 . ( 1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration 

(........... ... .... ..... Amendment) Rules , 2003. 
(2 ) They shall come into force on 1.4 .2003 . 
2 . In the Prevention of Food Adulteration Rule (hereinafter referred to as said rules), 


1 . 


In Appendix B , in item A .32 Mineral Water, 


(I) in the table for Sl.No. 37 .Pesticide Residue and entries thereto , the following shall 

be substituted , namely , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II —— SEQ 3(1) ] 


(37) (1) Pesticide residues considered individually - 0 . 0001mg/ litre 

( The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods 
meeting the residue limits specified herein above ). 


(ii) Total pesticide residues 

- 0 .0005 mg/litre 
( The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods 
meeting the residue limits specified herein above)" ; 


( II ) before paragraph 5 relating to labelling prohibitions, the following paragraph shall be 

inserted , namely : 


“ 4A . Licencing condition : The manufacturer shall produce a no objection 
certificate from Central Government / State Government Ground Water Authority for 
obtaining licence from BIS and PFA Authorities” . 


2 . 


A . 33 Packaged Drinking Water (other than Mineral Water ), 


(I) In the table for SI.No. 40 .Pesticide Residue and entries thereto , the following shall be 

substituted , namely , 


40 (1) Pesticide residues considered individually - 0 .0001 mg/ litre 

( The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods 
meeting the residue limits specified herein above ). 


(ii) Total pesticide residues 

- 0.0005 mg/litre 
( The analysis shall be conducted by using Internationally established test methods 
meeting the residue limits specified herein above )" ; 


(II ) before the heading labelling prohibitions, the following paragraph shall 

be inserted , namely : 


" Licencing condition :- The manufacturer shall produce a no objection 
certificate from Central Government / State Government Ground Water Authority for 
obtaining licence from BIS and PFA Authorities” . 


[No. P. 15014 / 12 /2003. PH (Food )] 

DEEPAK GUPTA , Jt. Secy. 
Note : — The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in Part II , Section 3 of Gazette of India 
vide S .R .O . 2105 dated 12 - 9- 1955 and were last amended vide G .S.R . No . 853 (E ) dated 30 - 12 - 2002 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


